रजिस्ट्री सं० डी० ( डी . )-73 


REGISTERED No. D . (D )- 73 


. 


इ 


. 


. 


. 


HYM 


-- 


HICH 


मयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सं . 81 
No. 8] 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 1978/ फाल्गुन 6, 1899 
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25 , 1978/ PHALGUNA 6, 1899 

इस भाग में निम्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that It may be filed as a separate compilation 

माग II - खण्ड 4 

PART II - Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साविधिक नियम और भावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , 13 फरवरी, 1978 
का नि० प्रा० 64 : -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सेना इंजीनियरी महाविद्यालय , किर्की 
में पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी 1 के पद पर भर्ती की पति से सम्बन्धित नियमों को , उन बातों को छोड़ कर षो की गई या की जाने से रह गई है, अधिकांत 
करते हुए, रखा मंत्रालय के अधीन पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी 1 के पद पर भर्ती की पति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना इंजीनियरी महाविद्यालय, पुस्तकालयाध्यक्ष ( श्रेणी 1 ) भर्ती नियम, 1977 है । 
( 2 ) मे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : --- उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाधव अमुसूची के स्तम्भ 2 
से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पति, प्रायु -सीमा और प्रर्हताएं आदि : --- उक्त पद पर भर्ती की पति, प्रायु -सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो 
पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हताएं :-वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसमे अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीम अनुज्ञेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट थे सकेगी । 

5. नियम शिथिल करने की शक्ति : - - जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहाँ बह, उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखमय करके सपा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , भादेश वारा, 
शिथिल कर सकेगी । 

6. पावृत्ति : - इन नियमों की कोई भी बात ऐसे प्रारक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं लेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुभूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवगों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करमा अपेक्षित 


299 


GI/ 77 --1 


(37) 


38 


THE GAZETTE OFINDIA : FEBRUARY 25, 1978 /PHALGUNA 6, 1899 


[PART II - SEC . 4] 


%3DD 


- 


- 


पर का नाम 


पद का नाम 


पदों की वकिरण 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संध्या 


अनुसूची 

चयन पर प्रथया सीधे भर्ती किए जाने सीधे भी किए जाने वाले व्यक्तियो 
प्रनयन पद वाले व्यक्तियो के लिए के लिए शैक्षिक और अन्य प्रहंसाएं 

प्रायु -सीमा 


5 


पयन 


पुस्तकालयाध्यक्ष 

( श्रेणी 1 ) 


रक्षा सेवामों में सिवि - 650- 30- 740- 35- 
लियन , समूह ख , 810-40रो०- 35 
राजपत्रित, प्रलिपिक ___ 880-40- 1000 
वर्गीय 

दरो० - 40 - 1200 


40 वर्ष ( सरकारी प्रावश्यक : 
सेवकों के लिए ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
शिथिल की जा सकती विद्यालय की उपाधि या 
है ) आयु सीमा प्रव समतुल्य । 
धारित करने की ( 2 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
निर्णायक तारीख विद्यालय से पुस्तकालय 
भारत में रहने वासे विज्ञान में उपाधि या 
अपियो से ( उनसे डिप्लोमा या समतुल्य । 
भिन्न जो मन्वमान ( 3 ) किसी ख्यातिप्राप्त पुस्तकालय 

और निकोबार द्वीप में उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत 
समूह तया लक्षद्वीप में 5 वर्ष का प्र. 
के संघ राज्य क्षेत्रो में ( प्रहं साएं , अन्यया सुप्रहित मम्य 
रहते हैं ) भाषेवन थियों की दशा में संघ लोक 
प्राप्त करने की प्रतिम सेवा प्रायोग के विवेकानुसार 
तारीख होगी । शिथिल की जा सकती है , 

विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी 
महता अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियो के प्रम्प 
चियो की दशा में , उनके 
लिए भारक्षित पदों के लिए , 

शिथिल की जा सकती है । ) 
बांछनीय . 
फांसीसी, जर्मन मा रूसी का 

शान । 


10 


11 


सोधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पति/भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के लिए प्रवधि यदि कोई या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ समिति है तो उसकी संरचना परिस्थितियो में संघ 
विहित प्रायु और हो स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्था 

लोक सेवा पायोग द्वारा 
माक्षिक अर्हताएं पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली मान्तरण किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा 
प्रोन्नति की दशा मे 

रिक्तियों की प्रतिशतता 
लागू होंगी या नहीं 
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

- -- - - - - - - - - - - -- - 
9 

12 

13 

- - - - - - - - 
मायु : नहीं 

2 वर्ष प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने प्रोन्नति : 

समूह - - ख विभागीय प्रोन्नति सीधी भर्ती के समय 
शक्षणिक अर्हता : हाँ 

पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त - ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी II, समिति, जिसमे भौर सीधे भर्ती किए 
रण द्वारा और दोनों के न हो जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित निम्नलिखित होंगे : गए व्यक्ति के पुष्टि 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 1. सयुक्त सचिव, रक्षा करण के समय संप 

४ वर्ष सेवा की हो । मशालय -- अध्यक्ष लोक सेवा आयोग से 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 2. संयुक्त सचिव, रक्षा परामर्श आवश्यक 
केन्द्रीय सरकार के अधीन सदश मंत्रालय या उसके द्वारा होगा । 

पद धारण करने वाले अधि - ( उपरोक्त से भिन्न ) 
फारी या ऐसे अधिकारी , नाम निर्दिष्ट व्यक्ति 
जिन्होने 550- 900 रु० या -- सवस्य 
समतुल्य वेतनमान वाले पदों 3. निवेशक कामिक , इंजी 
पर 3 वर्ष सेवा की हो या 425- नियर- इन -चीफ की 
700 50 या समतुल्य वेतन- शाखा - सदस्य 
मान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा टिप्पण :- - जब इस श्रेणी 
की हो और जो स्तम्भ 7 में सीधे में किसी सीधे भर्ती 


[ RT II - - 


4 


ATTE 4 


7 


: 


at 25, 1978 / 91697Y 6 , 1899 


39 


US 


9 


10 


11 


12 


13 


- - 


भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित प्रहंताएं रखते 

gli 
( प्रतिनियुक्ति की प्रवधि 
साधारणतः 3 वर्ष से अधिक 
TRI ENT) 


किए गए व्यक्ति के 
पुष्टिकरण के मामले 
पर विभागीय प्रौमति 
समिति विचार करे 
तब संघ लोक सेवा 
पायोग का अध्यक्ष या 
सदस्य इस से सम्बर 
किया जाएगा और 
पही अधिवेशन को 
अध्यक्षता करेगा । 


हि० प्रा० म० ली० वाज , प्रवर सचिष 


4 . Disqualifications — No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriago 

with a person having a spouse living, or 
(b ) who , having a spouso living , has entered into 

or contracted a marriage with any person ; 


shall be eligible for appointment to the said post : 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 13th February, 1978 
S . R . O . 64. - - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to . article 309 of the Constitution and in super 
session of all the rules relating to the method of rocruit 
ment to the post of Librarian Grade I at the College of 
Military Engineering. Kirkee , except as respects things done 
or omitted to be done, the President hereby makes the 
following rules regulating the method of recruitment 10 
the post of Librarian Grade I under the Ministry of 
Defence, namely : 

1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules 
may bo called tho Military Engineering College , Libra 
rian (Grade 1) Recruitment Rules , 1977. 

( 2) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . Number of Posts , classification and scale of pay . - - 
The number of the said posts, classification and scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 
2 to 4 of the Schedule annexed hcreto . 

3 . Method of recruitment, age limit and other qualifi 
cations . The method of recrujment, age limit, qualifica 
tions and other matters connected therewith shall be as 
specified in columns 5 to 13 of the said Schedule . 


Provided that the Central Government may , if eatis 
fled that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the 
marriage and there are other grounds of so doing, oxompt 
any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax . - Where the Central Governmont is 
of opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may , by order, for reasons to be recorded in writing and 
in consultation with the Union Public Servico Commis 
sion , relax any of the provisions of these rules with 
respect to any class or category of persons. 


6 . Saving. – Nothing in these rulcs shall affect reserva 
tions and other concessions required to be provided for 
the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other 
special categories of persons in accordance with the ordors 
issued by the Central Government from time to timo in 
this regard . 


SCHEDULE 


Name of post 


Scale of pay 


No . of Classification 
posts 


Whether 
Scloction 
post 
or Non 
Selection 


Age limit for direct Iducational and other quali 
recruits 

fications required for direct 
recruits 


post 


Selection 


T2 
Librarian (Gr. 1) Civilian in Der Rs . 650 - 30 - 740 - 35- 

cnce Service 810 - EB - 35 - 880 - 40 
Group B Gacollcd 1000 -EB -40 - 1200 . 
non -Ministerial 


40 years ( Relaxable Licential : 
for Government Ser - (1) Deyicc of recognised 
Vents ) 

University or cquivalent. 
Note : The crucial ( ii) Degice or diploma in 
date for determing Library Science of a 
the age limit shall ccognised Univei sity 
be the closing datc or cquivalent. 
for eccipt of appli ( iii ) 5 ycajs expericncc in 
cations from can responsible capacity in a 

Jidates in India Libiary of standing, 
(other than those in (Qualifications relaxable at 
the Union territoi- the discretion of the Union 
ies of the Andaman Public Service Commission 
and Nicobar Island , in case of candidates other 
and Lakshadweep ) wise well qualified ; in 


+ 


40 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 25 , 1978/ PHALGUNA 6 , 1899 


(PART II - SEC. 4 ] 


2 


particular the qualifil 
cation regarding experi 
ence is relaxable in case of 
candidates belonging to 
the Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes for 
posts reserved for 
them ). 


Desirable : 


Knowledge of French , Ger 
man or Russian . 


Whether age and 
educational quali - 
Acations prescrib - 
ed for diroct rec . 
ruits will apply in 
the case of pro 
motecs 


Period of Method of recruitment In case of recruitment by If a Departmental Circumstances 
probation whether by dlroct recruit promotion or deputation or trarsfer Promotion Com - in which Unlon 
if any or by promotion or grades from which promotion or mitteo exists what Public Service 

by deputation/transfer deputation or transfer to be made is its composition Commission is 
and percentage of the 

to be consulted 
vacanciog to be filled by 

in making rec 
various methods 

ruitmont. 


10 


12 


13 


2 years 


Ago_ -No. 
Educational quall. 
fications... Yes , 


By promotion falling Promotion : 

Group B 

Consultation 
which by transfer on de- Librarian Grade II with 8 year s Departmental Pro - with the Union 
putation and failing both service in the grade rondered motion Committee Public Service 
by direct recruitment, after appointment thereto on consisting of Commission nec 
regular basis . 

1 . Joint Secretary . Ossary whilo 
Transfer on deputation : 

Ministry of Defenco making direct 
Officers under the Contral Govern - Chalrman . recruitment and 
ment holding analogous posts or 2. Joint Secretary , confirmation of 
with 3 years regular service in Ministry of Defence a direct recruit . 
posts in tho scale of Rs. 550 -900 or other than 1 above or 
equivalent or with 8 years service his nominee of app . 
in posts in the scale of Rs. 425 - ropriate level 
700 or equivalent and possessing - Member 
qualifications prescribed for direct 3 . Director of Per 
recruits in Column 7. 

sonnel, Engineer- in 
( Poriod of deputation shall ordl Chief s Branch 
narlly not exceed 3 years ) 

- Member. 
Noto : Whonever the 
Departmental Pro 
motion Cominittee is 
to consider the case 
of confirmation of 
a direct recruit in 
the grade, Chairman 
or a Member of the 
Union Public Servico 
Commission will be 
associated with it and 
he will proside over 
the meeting . 


H . A . M . L . VAZ , Under Secy . 


. 


- - .. . 


- 


". - . - . . 


- - 


[ भाग II - - खण्ड 4] भारत का राजपत्र : फरवरी 25 , 1978/ फाल्गुम 6, 1899 

41 
- - - . - - .. -- - - - - - = - = - = 

- . .. - - - 
नई दिल्ली , 15 फरवरी, 1978 

have been nominated as members of the Cantonment 

Board, Lucknow vice Lt . Col. Kanwar Harmohinder Singh , 
का० मि . मा . 65 . - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 

Lt. Col. V . S . Joglekar and Major D . S . Rana who have 

ceased to be members of the Cantt. Board , Lucknow under 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय sub- section ( 1) of Section 15 of the Act. 
सरकार एतद्धारा अधिसूचित करती है कि छावनी मोर्ड लखनऊ की 

[ File No.19 / 33 / C / L & C / 65 / 508 - C /1 / D ( O & C )] 
सदस्यता में कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाने के कारण निम्नलिखित 
सवस्यों की तीन रिक्तियाँ हो गई हैं :--- 

का० मि आ० 67 .--- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 
( 1 ) ले० कर्नल कंघर हरमोहिन्दर सिंह 

2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण से केन्द्रीय सरकार एतद् 
( 2 ) ले . कर्नल वी० एस० जोगलेकर 

द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड , लखनऊ की सदस्यता में 

श्री एन० एल० गुप्ता प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के कार्यकाल की अवधि समाप्त 
( 3 ) मेजर डी० एस० राना 

हो जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 
फाइल सं० 19/ 33/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 508-सी / डी ( क्यू एण्ड सी )] 

[फाइल सं० 19/ 33/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 50 8-सी / 2 /ो ( क्यू एण्ड सी ) ] 


S . R . O . 67 .- - In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 
13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred 
in the membership of the Cantonment Board , Lucknow by 
roaşon of expiry of term of membership of Shri N . L . 
Gupta Magistrato 1st Class . 


New Delhi, the 15th February, 1978 
S. R. O . 65. - In pursuance of sub- section ( 7) of Section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ), the Central 
Government bereby notifles that three vacancies have 
occurred in the membership of the Cantt. Board, Lucknow 
by reason of expiry of the term of office of the following 
members : 

1. Lt. Col. Kanwar Harmohinder Singh . 
2 . Lt. Col. V . S . Toglekar. 
3 . Major D . S . Rana . 

[ File No. 19 / 33 / C / L & C /65 / 508 - C / D( O & C)] 


[ File 


No. 19 / 33 / C / L & C / 65 /508- C / 2 / DIO & C)] 


हा . नि . मा . 68 . - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा अधिसूचित करती है कि ( 1 ) कर्नल गुरदीप सिंह 
विर्क ( 2 ) ले० कर्नल ए० गोपालन ( 3 ) ले . कर्नल सी० एल० सालवन 
को प्राफिसर कमाण्डिंग स्टेशन द्वारा ( 1 ) ले० कर्नल हरमोहिन्दर सिंह 
( 2 ) ले० कर्नल पी० एस जोगलेकर ( 3 ) मेजर सी० एस० राना जिनके 
कार्यकाल की अवधि उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) 
के अन्तर्गत समाप्त हो गई है के स्थान पर छावनी बोर्ड लखनऊ के सदस्यों 
के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है । 

[ फाइल सं0 19/ 33/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 508- सी / 1/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 


का० नि० आ० 68 .--- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण से केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि श्री भगवन्त सिंह बिष्ट अतिरिक्त 
नगर मजिस्ट्रेट ( प्रथम वर्ग ) को इस अधिनियम की धारा 13 ( 3) ( ख ) 
के अधीन प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ 
द्वारा श्री एन० एल० गुप्ता , प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिनके कार्यकाल की 
प्रवधि समाप्त हो गई है , के स्थान पर छाधनी बोर्ड लखनऊ के सदस्य 
के रूप में नाम निर्देशित किया गया है । 
[ फाइल से0 19/ 33/ सी / एल एण्ड सी / 65 / 50 8- सी / 3/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

के० पी० भटनागर , अपर सचिव 


S. R. O . 66 . - In pursuance of sub-section ( 7) of Section 
13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the Central 
Governmept hereby notifies that 

(i) Col . Gurdip Singh Wirk . 
(ii) Lt. Col . A. Gopalan. 
( iii ) Lt. Col. C . L . Salwan. 


S. R . O . 68. - - In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 
13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), the Central 
Government hereby notifies that Shri Bhagwant Singh Bisht 
Additional City Magistrate 1st Class has been nominated 
as a member of the Cantonment Board , Lucknow by the 
District Magistrate, Lucknow in exercise of the powers 
conferred under section 13 (3Xb ) of that Act vice Shri N . L . 
Gupta Magistrate 1st Class who has ceased to be a 
member . 
[ File No. 19 / 33 / C /L & C / 65 / 508- C / 3/ D( O & C )] 

K . P. BHATNAGAR, Under Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT, OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI- 110064 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1978 


